निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना, 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं o पटना 16 ) 


जल संसाधन विभाग 


अघिसूचना 


7 अक्तूबर 2014 


सं 0 22 / नि ०सि ० (गया) -24-02 / 2014-1468 — माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के दिनांक 13.07.14 को गया 
जिला में परिभ्रमण के क्रम में आहूत बैठक में श्री सुरेश चौधरी, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गया के 
अनुपस्थित रहने के कारण जल संसाधन विभाग से संबंधित कार्यो की समीक्षा नहीं हो सकी । श्री चौधरी की उक्त घोर 
लापरवाही के लिए उनसे विभागीय पत्रांक 196 / प्र0 स0 को 0 दिनांक 14.07.14 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री चौधरी 
द्वारा उनके पत्रांक 871 दिनांक 22.7.14 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार 
द्वारा दिनांक 13.07.14 दिन रविवार को गया प्रवास के दौरान आयोजित की जाने वाले समीक्षा बैठक की सूचना उन्हें 
पूर्व में प्राप्त नहीं थी । गया समाहरणालय से दिनांक 13.07.14 को अपराह्न 8.00 बजे उनके मोबाईल पर सूचना दी गई 
कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार समाहरणालय के सभा कक्ष में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे । यदि 
समीक्षात्मक बैठक की सूचना उन्हें पूर्व से रहती तो वे उक्त बैठक में निश्चित रूप से भाग लेते । श्री चौधरी द्वारा अपने 
स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया कि दिनांक 13.07.14 को वे जहानाबाद जिला के कतरासीन गाव में कटाव 
निरोधक कार्य / बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु स्थल निरीक्षण के लिए गए हुए थे जिससे संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 16.07. 
14 को विभाग को समर्पित किया गया । 

श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई । सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुरेश 
चौधरी, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , गया को सख्त लिखित चेतावनी देने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया 
गया है ताकि इस प्रकरण की पुनरावृति न हो । इस चेतावनी को उनके सी 0 आर0 में दर्ज नहीं किया जाएगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जनवरी 2015 
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेश चौधरी, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गया को 
उनकी लापरवाही के लिए सख्त लिखित चेतावनी दी जाती है कि इस प्रकरण की पुनरावृति न हो । इस " चेतावनी को 
उनके सी 0 आर0 में दर्ज नहीं किया जाएगा । उक्त " चेतावनी " श्री सुरेश चौधरी, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , 
गया को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश चन्द्र झा , 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 16-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


+ 


